पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 38 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023- भाद्रपद 31, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-7/2009/1/5 (पार्ट-3).-- राज्य शासन Udes sa विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 1-1/2022/1/5, 
दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 13 नवंबर 2023, दिन-सोमवार को “गोवर्धन पूजा” पर्व के उपलक्ष्य में पूर्व 
घोषित ऐच्छिक/स्थानीय अवकाश के स्थान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश का 


दिन घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. qa, संयुक्त सचिव. 


2551 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


2552 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023 
क्रमांक एफ 20-50/2022/11/(6).— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 
अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 
के अनुसरण में Be Spoke Policy अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू निष्पादित करने वाली निम्नलिखित इकाइयों के पक्ष में उनके 


नाम के समक्ष दर्शित दिनांकों द्वारा प्रस्तावित इस्पात (स्पंज आयरन एवं स्टील) उद्योग क्षेत्र के मेगा उद्यम हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का 
निम्नानुसार निर्धारण करता है :-- 


क्र. इकाई का नाम एमओगयू का दिनांक 

1. Fee गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर 29-12-2020 

2. Fed eee एलायज एंड पावर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर 29-01-2022 

3. Fad Feta प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर 12-06-2022 

4. मेसर्स एसआरएस स्टील एंड पावर, रायपुर 12-05-2022 
पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :-- 


(1). पैकेज का लाभ रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर, धरसींवा एवं आरंग को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 
इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र की छत्तीसगढ़ शासन के साथ वर्तमान में एमओयू का निष्पादन कर चुकी परिशिष्ट-अ में 
वर्णित इकाईयों को भी मिल सकेगा. 


(2) रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर, धरसींवा एवं आरंग को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित विद्यमान इकाईयों में 
विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन के लिये अतिरिक्त निवेश करने पर इकाईयाँ प्रस्तावित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु तभी 
पात्र होंगी, जब वे अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करें एवं स्थायी पूंजी निवेश में पूर्व में निवेशित 
राशि का कम से कम 100 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश करें. 


(3). इस योजना के अंतर्गत घोषित किये जा रहे पैकेज में अधिकतम राशि रुपये 500 करोड़ तक के निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 
रुपये 1000 करोड़ तक) मान्य होगा. 


(4). जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर Aa भुगतान की गई/व्यय की गई राशि 
से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा. 


(5). इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके 
पूर्व प्रारंभ करें. 
(टीप — ऑद्योगिक नीति 2019-24 के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27 जुलाई, 2023 
के अनुसरण में संशोधन बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार यथा संशोधित अवधि का प्रावधान अनुकरणीय होगा. ) 


(6). इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगी जब नवीन इकाई में कम से कम 100 करोड़ रुपयों का स्थायी पूंजी 
निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करें. 


(7). इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन इकाईयों के प्रकरण में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक 
किये गये स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जायेगा. विद्यमान इकाई के विस्तार तथा शवलीकरण के मामलों में कुल 
स्थायी पूंजी निवेश अगणित करने के लिये विस्तार तथा शवलीकरण में उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 2 वर्ष तक के पूंजी निवेश 
को मान्य किया जावेगा. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2553 


(8). इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु यह आवश्यक होगा कि नवीन इकाई/विद्यमान इकाई के विस्तार तथा शवलीकरण 
में सृजित उत्पादन क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत का विक्रय राज्य के भीतर करेगा. 


(9). अधिकतम छूट की सीमा-इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अधिकतम छूट की सीमा निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों को श्रेणी अधिकतम छूट वार्षिक सीमा 
1. ar श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 6 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 60 प्रतिशत प्रतिशत अथवा “क” का 40 प्रतिशत जो भी 
(10 वर्षों में) कम हो. 
2. “a” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 8 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 80 प्रतिशत प्रतिशत अथवा “क” का 50 प्रतिशत जो भी 
(10 वर्षों में) कम हो. 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 10 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 100 प्रतिशत प्रतिशत अथवा “क” का 75 प्रतिशत जो भी 
(10 वर्षों में) कम हो. 
4... “a श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 15 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 150 प्रतिशत प्रतिशत अथवा “क” का 100 प्रतिशत जो 
(15 वर्षों में) भी कम हो. 


(“क”- को गणना नेट एसजीएसटी, विद्युत Yow, जल शुल्क राशि, शासन को प्राप्त रॉयल्टी कौ राशि को जोड़कर की जायेगी.) 


(10) प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर आगणित की 
जायेगी :-- 
(अ) नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति. 


(A) . विद्युत शुल्क Be. 

(स) . जल शुल्क राशि व्यय का प्रतिपूर्ति, 

(द). बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग में स्थापित होने वाली इकाईयों को NMDC, CMDC अथवा अन्य छत्तीसगढ़ राज्य 
स्थित किसी अन्य शासकीय उपक्रम से क्रय किये गये लौह अयस्क पर शासन को प्राप्त रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति की जायेगी. 
रायल्टी की प्रतिपूर्ति इकाई को देय एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का अधिकतम 50 प्रतिशत के बराबर होगी. 


(3) किसी भी इकाई के लिये उपरोक्त मदों में सम्मिलित रूप से आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की कुल राशि की मान्य सीमा प्रत्येक 
मद में इकाई पर भारित कुल राशि से अधिक नहीं होगी. 


(फ) इस पैकेज के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक शर्त होगी कि इकाई में लगने वाले 
आयरन और जैसे कच्चा माल/अनुषांगिक माल राज्य से ही क्रय किये ore. तथापि बस्तर क्षेत्र में स्थापित होने वाली 
इकाईयों यथा-आवश्यकता आयातित कोल मंगाने अनुमति होगी. 


(ज) राज्य के अंदर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर कोयला कहीं से भी क्रय किया जा सकेगा परंतु रायल्टी की प्रतिपूर्ति 
हेतु राज्य के अंतर्गत उत्पादित कोयले पर ही पात्रता होगी, जिस पर शासन को रायल्टी भुगतान की गई है. 


(ह). वन भूमि पर कोई भी कार्य आरंभ किये जाने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किया जावे. 


2554 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(11) प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पैकेज का अनुमोदन किया गया है. इस पैकेज में संक्षेपिका की 
कंडिका क्रमांक (9) में उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/ 
रियायतों हेतु नियमानुसार पात्रता होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि कंडिका क्रमांक (3) में 
वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी. 


(12). इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी 
किये जायेंगे. 


यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी. 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


भुवनेश यादव, सचिव. 


परिशिष्ट-अ 


(अ) औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत विकासखण्ड की श्रेणी- “अ” (विकसित क्षेत्र) 
काई का नाम | Vaan, | प्रस्तावित पूंजी | प्रस्तावित प्रस्तावित 

का निवेश करोड़ रू.| रोजगार 
दिनांक में 


29.12.2020 5000.00 - 10000 


य॑ अनुदान 
राशि (करोड 
रू में) 


ग्राम सरोरा 
ae feed, 
रायपुर 


है मेसर्स गोदावरी पावर 
एण्ड इस्पात लिमिटेड 
रायपुर 


मे, Shs एलॉयज एंड (29.01.2022) 380.00 ग्राम 

पावर प्रायवेट लिमिटेड, तह. 

a “ ae 
रायगढ़ 


(ब) प्रस्ताव में सम्मिलित जिन इकाईयों द्वारा स्थल चयन नहीं किया गया है - 


एम.ओ.यू. | प्रस्तावित पूंजी | प्रस्तावित प्रस्तावित स्थिति 
का दिनांक | निवेश करोड़ | रोजगार | स्थल 

रू, में 
wk ee 


मेसर्स मेटनेव 

प्रायवेट लिमिटेड, 
बिलासपुर 
मेसर्स एसआरएस 
स्टील एंड पावर, 
रायपुर 


छत्तीसगढ़ | नवीन एमओयू 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2555 


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 जुलाई 2023 


क्रमांक एफ 01-07/2022/17-दो.-फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19(४) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
Widen छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउन्सिल में निम्नानुसार 05 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है :-- 


1. प्रोफेसर चंचल दीप कौर, — सदस्य 
पंजीयन क्रमांक 809 निकिता विहार, स्ट्रीट नं.-2, 
लेन-2, साई मंदिर के पास, महावीर नगर, रायपुर 
जिला-रायपुर, 


2. श्री राहुल तिवारी, — सदस्य 
पंजीयन क्रमांक 25018 वार्ड क्रमांक-9, मेन मार्केट रोड, 
तिवारी मेडिकल स्टोर्स, पोस्ट-छुरिया, राजनांदगांव. 


3. श्री विजय कुमार पारख — सदस्य 
पंजीयन क्रमांक 2740 पारख भवन, संतरा बाड़ी स्टेशन रोड, 
दुर्ग, जिला-दुर्ग. 

4. श्री परमानन्द पटेल, 3 सदस्य 


पंजीयन क्रमांक 16680 वार्ड क्रमांक-25, उरला रोड, 
बीरगांव रायपुर, जिला-रायपुर. 


5. श्री मोहम्मद हासिम खान -- सदस्य 
पंजीयन क्रमांक 6884 रहिमन गली, वार्ड क्रमांक-5, 
पत्थरागुडा-जगदलपुर, जिला-बस्तर, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विमला नावरिया, संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 जुलाई 2023 


क्रमांक एफ 01-07/2022/17-दो.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 31-07-23 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विमला नावरिया, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur Atal Nagar the 31st July 2023 


No. F 01-07/2022/17-2.—In exercise of the powers, conferred by clause (b) of section 19 of the Pharmacy 
Act, 1948 the State Government, hereby, nominates the following 05 members to the Chhattisgarh Pharmacy 


2556 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


Council :— 


1. Professoer Chanchal Deep Kaur न Member 
Registration No. 809 Nikita vihar, Street No.- 2 
Lane-2, Mahaveer nagar, Near Sai Mandir, 
Raipur, Distt.-Raipur. 


2. Shri Rahul Tiwari — Member 
Registration No. 25018 Ward No.-9, Main Market Road, 
Tiwari, Medical Stores, Post-Chhuriya, Rajnandgaon 


3h Shri Vijay Kumar Parakh —_— Member 
Registration No. 2740 Parakh Bhawan, Santra Badi 
Station Road, Durg, Distt.-Durg. 


4. Shri Paramanand Patel — Member 
Registration No. 16680 Ward No.-25, Urla Road, 
Birgaon Raipur, Distt.-Raipur. 


5. Shri Mohhammd Hashim Khan — Member 
Registration No. 6884, Rahiman Gali, Ward No.-5, 
Pattharguda-Jagdalpur, Distt.-Baster 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
VIMLA NAWARIA, Joint Secretary. 


वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2023 


क्रमांक एफ 6-60/2021/वा.क. (आब. )/पांच.--राज्य शासन, USSR, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा 
परीक्षा वर्ष-2021 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर 
नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, 
आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा पर, जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500) 
में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त करता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख 
स्तम्भ-5 में दर्शित जिले में की जाती है :-- 


क्र. लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम श्रेणी प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना 
द्वारा अनुशंसित सूची एवं वर्तमान डाक का पता का जिला अर्थात्‌ जहां से 
का सरल क्रमांक वेतन आहरित होगा 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. 1 श्री योगेश्वर कुमार द्विवेदी, अनारक्षित कार्यालय सहायक आयुक्त 
आत्मज श्री भोजेश्वर प्रसाद द्विवेदी, आबकारी, जिला-रायगढ़ 


H. No. - 544, वार्ड क्रमांक-08, 
गौमाता चौक, इमली दूग्गू, हनुमान दरबार, 
सीतामणी, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 
पिनकोड-495678 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2557 


(1) (2) (3) (4) (5) 


2. 2 श्री अभिषेक तिवारी, अनारक्षित कार्यालय सहायक 
आत्मज श्री जय गोविन्द तिवारी, आयुक्त आबकारी, 
मालवीय बांध, नमनाकला, अम्बिकापुर, जिला-कोरबा 


जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिनकोड-497001 


3. 3 श्री दीपक कुमार ठाकुर, अ.ज.जा. कार्यालय सहायक 
आत्मज श्री सुंदर सिंह ठाकुर, आयुक्त आबकारी, 
ग्राम-खुसरूपाली, फिंगेश्वर रोड, जिला-जांजगीर-चांपा 


तहसील व थाना-छुरा, पोस्ट-लोहझर, 
जिला-गरियाबंद (छ.ग.) पिनकोड-493996 


2; उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-- 
(1). उपसरोकतानुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा -- 


प्रथम वर्ष ना पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत 
द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत 
तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत 


परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे. 


(ii) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा 
या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा. 


3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे 
अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. 


4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में 
प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण पश्चात्‌ अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. 
प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर 
पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे. 


5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय were भी उत्तीर्ण करनी होगी. 
नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. Sat अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार 
विहित विभागीय परीक्षाऐँ उत्तीर्ण नहीं कर पाने अथवा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी. 
परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त 
शासकोय सेवक बनना संभव न हो. 


6. अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में 
अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं 
होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी. 


2558 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


re शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य आबकारी प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 
2019” के प्रावधानों के तहत शासित होगा. 


8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय “मेडिकल बोर्ड” से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) 
प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस 
सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि 
का कोई वेतन देय नहीं होगा. “मेडिकल बोर्ड” द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी. 


9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी के समक्ष मूल 
(स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा 
आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा 
सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी. 


10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए 
जाने पर विचार किया जाएगा. 


11. चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. 


12. “प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों/प्रावधानों का पालन 
किया गया है 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर. ( आब. )/पांच.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत्‌ वाणिज्यिक 
कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक 
मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित पद पर नियुक्त करता 


= 


क्र. अधिकारी का नाम व पदनाम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
का निदेशक मंडल 
(1) (2) (3) 
1. श्री जनक प्रसाद पाठक ( भा.प्र.से. ) निदेशक (गैर-पूर्णकालिक) 
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) छत्तीसगढ़ शासन, 
वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग 


2. उक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2559 


जनसम्पर्क विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 04-01/2023/चौबीस.--राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए “श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि 
आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना” बनाती है. अर्थात्‌ :-- 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-- 
(1) इस योजना का नाम “श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना” होगा. 


(ii) यह योजना 1 अप्रैल, 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील मानी जाएगी. 


2. योजना हेतु आधार :-- 
(1) योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जायेगा. 


Gi) योजना का लाभ लेने के लिये क्रय मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिये. 


3. योजना की राशि :-- 
(1) ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 30 लाख के आवास ऋण की सीमा तक देय होगा. 


4. योजना राशि हेतु ब्याज का निर्धारण :-- 
(1) योजना के अंतर्गत संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( आर.बी.आई. ) से अधिसूचित वित्तीय 
संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों से लिये गये आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा. 


5. योजना हेतु पात्र/अपात्र :-- 
(1) योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार पत्रों तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत 
समाचार एजेंसियाँ के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता 
नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे. 


Gi) संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी. योजना 
मात्र एक आवास ऋण में ही, लागू होगी. किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान 
योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं 
मिलेगा. 


(॥) पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नये आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 


Gv) संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. डिफॉल्टर होने की 
स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वमेव समाप्त हो जायेगी. 


6. योजना हेतु प्रक्रिया “दस्तावेज :-- 
(1) योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए, 
इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा. 


Gi) शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण 
स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत 
करने होंगे. 


2560 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
Gii) संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा. बैंकों को ऋण के मूल एवं 
ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत 
ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी. 
7. योजना राशि की गणना :-- 


(1) ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी. किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एकजाई नहीं किया जायेगा. 
Gi) आवास ऋण ब्याज अनुदान अधोलिखित अनुसार की जायेगी : 


वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज x 5% ब्याज अनुदान 


बैंक ब्याज प्रतिशत दर 


(71). आवास ऋण रुपये 30 लाख से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जायेगी :-- 


(a) प्रथम चरण : अधिकतम राशि रु. 30 लाख तक की ब्याज गणना ; 


योजनान्तर्गत अधिकतम राशि (रु. 30.00 लाख) x वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि 


स्वीकृत आवास ऋण राशि 


(७). द्वितीय चरण : ब्याज अनुदान राशि की गणना : 


प्रथम चरण में गणना पश्चात्‌ प्राप्त ब्याज राशि x 5% ब्याज अनुदान 


बैंक ब्याज प्रतिशत दर 
योजना हेतु समिति :-- 
(1) प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की निम्न समिति विचार कर अनुशंसा 
करेगी :-- 


(a) आयुक्‍त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय 
(७9). अपर संचालक (पत्रकार कल्याण) 

(c) अपर संचालक (समाचार) 

(d) उप संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त) 


योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार :-- 
(1) ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान 
एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा. 


(1) ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2561 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-222/2019/18.--छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन्‌ 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत जनकपुर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- 
भरतपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-- 


अनुसूची-1 
नगर पंचायत जनकपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


कमांक ग्राम पंचायत का नाम जनसंख्या वर्ष 2011 
1 ग्राम पंचायत जनकपुर 4849 
अनुसूची-2 


नगर पंचायत जनकपुर की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :-- 
ग्राम पंचायत जनकपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत जनकपुर की सीमाएं होंगी. 


उक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी 
व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं 
समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. Ya, संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-222/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 1-222/2019/18 दिनांक 21-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. श्रुव, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur Atal Nagar the 21st August 2023 
No. F 1-222/2019/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 
1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Janakpur as Nagar 
Panchayat Janakpur in District-Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur as per the Schedule given below :— 


SCHEDULE- 1 


The particulars of areas of to be included in the limits of Nagar Panchayat Janakpur is as under :— 


S. No. Name of Gram panchayat population year 2011 


1 Gram Panchayat Janakpur 4849 


2562 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


SCHEDULE-2 
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Janakpur is as under :— 
The Boundaries of the Gram Panchayat Janakpur shall be the boundaries of Nagar Panchayat Janakpur. 
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- 
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur on any official day and time within 21 days from the date of Publication in 


“Chhattisgarh Rajpatra” for the consideration of State Government. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
P. S. DHRUYV, Joint Secretary. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2023 
क्रमांक एफ 1-13/2023/18.--छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन्‌ 1961) की धारा 5 सहपठित धारा 
5-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पंचायत लोरमी, जिला- 
मुंगेली की सीमा में शामिल करते हुए नगर पालिका लोरमी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-- 
अनुसूची-1 


प्रस्तावित नगर पालिका लोरमी की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


am. नगर पालिका लोरमी में सम्मिलित किये जाने जनसंख्या (वर्ष 2011) 
वाले क्षेत्रों का विवरण 
1 नगर पंचायत लोरमी 15156 
2 ग्राम पंचायत तुलसाघाट 1329 
अनुसूची-2 


लोरमी नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-- 
ग्राम पंचायत तुलसाघाट की सीमा एवं नगर पंचायत लोरमी को सीमाएं ही नगर पालिका लोरमी की सीमा होंगी. 


उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति 
अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में कलेक्टर-मुंगेली को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत 
कर सकते हैं. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. Ya, संयुक्त सचिव. 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-13/2023/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 1-13/2023/18 दिनांक 22-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. श्लुव, संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2563 


Nava Raipur Atal Nagar the 22nd August 2023 
No. F 1-13/2023/18.—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 5(A) of Chhattisgarh 
Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to include the following areas of 
Gram Panchayat in the boundary of Nagar Panchayat Lormi, District-Mungeli as per Schedule given below and 
signify their intention to constitute Nagar Palika Lormi :— 


SCHEDULE- 1 


The particulars of areas to be included in limits of Nagar Palika Lormi is as under :— 


S. No. Proposed areas to be included in population (year 2011) 
Nagar Palika Lormi 
1 Nagar Panchayat Lormi 15156 
2: Gram Panchayat Tulsaghat 1329 


SCHEDULE-2 
The boundaries of Nagar Palika Lormi is as under :— 


The boundaries of Nagar Palika Lormi shall include the boundaries of Gram Panchayat Tulsaghat and 
Nagar Panchayat Lormi. 


Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District- 
Mungeli on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the “Chhattisgarh Rajpatra” for 
the consideration of State Government. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
P. S. DHRUV, Joint Secretary. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2023 
क्रमांक एफ 1-12/2023/18.--छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन्‌ 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों 


को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कोपरा, जिला-गरियाबंद गठित करने का 
अभिप्राय प्रकट करता है :-- 


अनुसूची-1 


नगर पंचायत कोपरा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


क्रमांक ग्राम पंचायत का नाम जनसंख्या वर्ष 2011 


1 कोपरा 6303 


2564 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


अनुसूची-2 


नगर पंचायत कोपरा की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-- 


ग्राम पंचायत कोपरा की सीमाएं ही नगर पंचायत कोपरा की सीमाएं होंगी. 


उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति कोई 


भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-गरियाबंद को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन 
दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. Ya, संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-12/2023/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 1-12/2023/18 दिनांक 24-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. श्लुव, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur Atal Nagar the 24th August 2023 
No. F 1-12/2023/18. 


In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 
1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Kopra in District-Gariyaband 
as per Schedule given below :— 


SCHEDULE- 1 


The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Kopra is as under :— 


S. No. 


Name of Gram Panchayat population year 2011 


Kopra 6303 


SCHEDULE-2 


The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Kopra is as under :— 


The Boundaries of the Nagar Panchayat Kopra shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Kopra. 


Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- 


Gariyaband on any official day and time within 21 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” for 
the consideration of State Government. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
P. S. DHRUV, Joint Secretary. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2565 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-05/2022/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2010 आवंटन वर्ष के निम्नांकित 
अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2023 को पूर्ण करने पर, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 के 
नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात्‌ दिनांक 01-01-2023 से सेवा के चयन श्रेणी वेनतमान पे-मैट्रिक्स स्तर-13, रुपये 1,23,100- 
02,15,900/- प्रदान करता है :-- 


क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना 
(1) (2) (3) 
1. श्री दुखूराम आंचला सेनानी 
(भापुसे-2010) 14वीं वाहिनी, छसबल, बालोद 
2. श्री एम. आर. आहिरे पुलिस अधीक्षक 
(भापुसे-2010) जिला-सक्‍ती 
3. श्री बी.पी. राजभानू सेनानी 
(भापुसे-2010) 8वीं वाहिनी, छसबल, राजनांदगांव 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 7-06/2023/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एठद््वारा श्री प्रभात कुमार, ( भापुसे-2019 ), पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, 
धमधा, जिला दुर्ग, छ.ग. को दिनांक 21 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है. साथ ही दिनांक 19, 20, 26 एवं 27 अगस्त 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार आदेश तक पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, धमधा, जिला दुर्ग, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ 
होंगे. 

3. अवकाश काल में श्री प्रभात कुमार को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात कुमार (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 

5, श्री प्रभात कुमार ( भापुसे-2019 ), पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, धमधा, जिला दुर्ग, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका 


प्रभार श्री नेखिल अशोक कुमार रखेचा (भापुसे-2019), नगर पुलिस अधीक्षक, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के 
साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


2566 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 5-5/2010/29-2.--विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F No. 9789/2903/XXI-B/C.G./19 
दिनांक 10-08-2023 द्वारा छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती हिमांशु जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. 
(POCSO) जिला कवर्धा की Fare छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौपते हुए रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ 
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पद पर की गयी है. 


91 अतः राज्य शासन Wager श्रीमती हिमांशु जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (POCSO) जिला कवर्धा को 
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश 
तक पदस्थ करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 5-5/2010/29-2.--विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक No. 9789/2903/XXI-B/C.G./19 
दिनांक 10-08-2023 द्वारा छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती मोना चौहान, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 एवं सी.जे.एम. जिला 
कोंडागांव की Fae छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपते हुए ज्वाईंट रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य 
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पद पर की गयी है. 


2. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती मोना चौहान, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-] एवं सी.जे.एम. जिला कोंडागांव को छत्तीसगढ़ राज्य 
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ 
करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अमितोष जॉन, अवर सचिव. 


LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS, DEPARTMENT 
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Rapur 


Nava Raipur, the 10th August 2023 


No. F. 9790/2903/XXI-B/C.G./23.—The State Government, on recommendation of the Hon’ ble High Court 
of Chhattisgarh vide their Memo No. 1100/I-15-2/2005/Pt.-I1/H-2-101/2001/1-2-16/2001 (Pt.-III/I-8-6/2001 (Pt.- 
IV) Bilaspur, dated, the 09th August 2023, hereby, withdraws the services of Shri Shahabuddin Qureshi, Additional 
District and Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO), Baloda-Bazar, from High Court of Chhattisgarh, places him under 
Law and Legislative Affairs Department on Deputation and appoints him as Additional Secretary, Government of 
Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Atal Nagar, Nava Raipur, on deputation from the date he 
assumes charge of the office. 


Nava Raipur, the 10th August 2023 


No. F. 9792/2903/XXI-B/C.G./23.—In compliance of the Hon’ble High Court of Chhattisgarh Memo 
No. 1100/II-15-2/2005 (Pt.IID/H-2-101/2001/1I-2-16/2001(Pt.D/I-8-6/2001(Pt.IV) Bilaspur, Dated, the 09th 
August, 2023 and on recommendation of Hon’ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, with- 
draws the services of the following Members of Lower Judicial Services specified in Column No. (2) of the Schedule 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2567 


below from the High Court of Chhattisgarh and places them under Law and Legislative Affairs Department and 
appoints them as Secretary, District Legal Services Authority as mentioned in Column No. (3) of the Schedule, from 
the date they assume charge of the office, namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Place of posting 
present place of posting 

(1) (2) (3) 

1. Smt. Priyanka Agrawal, Secretary, 
I Additional Judge to the Court of I Civil Judge District Legal Services Authority, 
Class-I, Rajnandgaon. Janjgir-Champa. 

2. Shri Lokesh Kumar, Secretary, 
वा Civil Judge Class-I, Mungeli Disrtict Legal Services Authority, 


Balrampur at Ramanujganj. 


3. Shri Virendra Singh, Secretary 
I Civil Judge (1455-11, Baikunthpur Disrtict Legal Services Authority, 
Baikunthpur. 


Nava Raipur, the 10th August 2023 


No. F. 9794/2903/XXI-B/C.G./2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 
of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon’ble 
High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1100/H-15-2/2005 (Pt.IMD/II-2-101/2001/II-2-16/ 
2001(Pt.UD/I-8-6/2001(Pt.IV) Bilaspur, Dated, the 09th August, 2023, hereby, withdrawing the service of the 
following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints them as 
Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assume charge of the office, 


namely :— 
S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
present place of posting 
(1) (2) (3) 
1. Shri Santosh Sharma, Judge, Family Court, Surajpur 


District and Sessions Judge, Raipur 


2: Shri Santosh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Dantewara 
I Additional District and Sessions Judge, Raipur 


3: Smt. Neelima Singh Baghel, Judge Family Court, Bemetara 
I Additional District and Sessions Judge, 
Ambikapur. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary. 


2568 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 1-15/2015/32.--विभागीय समसंख्यक दिनांक 29-04-2015 द्वारा जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य 
शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन 
समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों की छानबीन इत्यादि हेतु निम्नानुसार परीक्षण की दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया 
है :-- 
कन्सट्रक्शन Wises UR Seats प्रोजेक्ट 


क्र. निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र पूर्व में जारी दर निर्धारित दर 
(रुपये में) (रुपये में) 
(1) (2) (3) (4) 
1 50,000 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर तक 50,000 1,00,000 
विकास क्षेत्र. 
2. 50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्ग मीटर के 1,00,000 2,00,000 
भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर से ज्यादा और 100 
हेक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र. 
3. 1,00,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के 1,50,000 3,00,000 
भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हेक्टेयर से ज्यादा और 150 
हेक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र. 
4. 1,50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हेक्टेयर 2,00,000 4,00,000 
से ज्यादा विकास क्षेत्र. 
औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएँ 
क्र. परियोजना में कुल पूंजी निवेश पूर्व में जारी दर निर्धारित दर 
(रुपये में) (रुपये में) (रुपये A) 
(1) (2) (3) (4) 
1. 25 करोड़ तक 50,000 1,00,000 
2, 25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर 75,000 1,50,000 
3. 50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर 1,00,000 2,00,000 
4. 100 करोड़ से 300 करोड़ के भीतर 1,25,000 2,50,000 
5. 300 करोड़ से 500 करोड़ के भीतर — 3,00,000 
6. 500 करोड़ से ज्यादा — 4,00,000 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2569 
प्रमुख खनिज उत्खनन [ मेजर मिनरल माईनिंग कोल एवं नॉन कोल ] 
क्र. माईनिंग लीज क्षेत्र पूर्व में जारी दर निर्धारित दर 
(रुपये में) (रुपये में ) 
(1) (2) (3) (4) 
1. 05 हेक्टेयर तक 10,000 20,000 
2. 05 हेक्टेयर से ज्यादा और 25 हेक्टेयर के भीतर 25,000 50,000 
3. 25 हेक्टेयर से ज्यादा और 50 हेक्टेयर के भीतर 50,000 1,00,000 
4. 50 हेक्टेयर से ज्यादा और 100 हेक्टेयर के भीतर — 2,00,000 
5. 100 हेक्टेयर से ज्यादा और 200 हेक्टेयर के भीतर — 3,00,000 
6. 200 हेक्टेयर से ज्यादा और 300 हेक्टेयर के भीतर — 4,00,000 
7. 300 हेक्टेयर से ज्यादा और 400 हेक्टेयर के भीतर — 5,00,000 
8. 400 हेक्टेयर से ज्यादा और 500 हेक्टेयर के भीतर न- 6,00,000 
गौण खनिज उत्खनन ( माईनर मिनरल माईनिंग ) 
क्र. माईनिंग लीज क्षेत्र पूर्व में जारी दर निर्धारित दर 
(रुपये में) (रुपये में ) 
(1) (2) (3) (4) 
1. 02 हेक्टेयर तक — 10,000 
2. 02 हेक्टेयर से ज्यादा और 05 हेक्टेयर के भीतर 5,000 20,000 
3. 05 हेक्टेयर से ज्यादा और 25 हेक्टेयर के भीतर 20,000 40,000 
4. 25 हेक्टेयर से ज्यादा 50,000 1,00,000 
अन्य प्रकरण 
क्र. भवन निर्माण, क्षेत्र विकास, औद्योगिक, नदीघाटी, पूर्व में जारी दर निर्धारित दर 
खनन एवं अन्य गैर खन परियोजनाएँ (रुपये में) (रुपये में ) 
(1) (2) (3) (4) 
1. संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति, अंतरण/हस्तांतरण, पर्यावरणीय — 25,000 


स्वीकृति एवं टी.ओ.आर. की अवधि विस्तार, कंपनी के 
विलयीकरण. 


2570 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


2 आवेदन द्वारा परीक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा. बैंक STI State Level Environment 
Impact Assesment Authority, Chhattisgarh के पक्ष में रायपुर में भुगतेय होगा. 


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. राहुल dane, उप सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 अगस्त 2023 


क्रमांक 2443/2925/2021/32.--अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास योजना, 2033 के अंतर्गत ग्राम तोरवा, पटवारी हल्का 
नंबर 34, स्थित भूमि खसरा क्रमांक 589, रकबा 0.049 हेक्टेयर भूमि, मोहम्मद नसीम खान के नाम दर्ज है. अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
विकास योजना, 2033 में उक्त भूमि का भू-उपयोग रेलवे प्रयोजन हेतु आरक्षित है. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार, 
बिलासपुर विकास योजना 2001 (उपांतरित) में प्रश्नाधीन भूमि का भू-उपयोग आवासीय है. अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वर्तमान 
भू-उपयोग प्रकाशन दिनांक 14-06-2013 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग उद्यान दर्शित है. प्रश्नाधीन भूमि निजी स्वामित्व की भूमि 
है जो कि वर्तमान में रिक्त है एवं भूमि पर निजी भूमि स्वामी का कब्जा है. अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर से प्राप्त जानकारी 
अनुसार प्रश्नाधीन भूमि रेलवे लाईन से प्रभावित नहीं है. उक्त खसरे के समीप कोई भी रेलवे लाईन नहीं है और ना ही प्रस्तावित है. प्रश्नाधीन 
भूमि से संलग्न पार्श्वस्थ भूमि का भू-उपयोग रेलवे एवं आवासीय है. अत: उक्त स्थिति में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने उक्त भूमि को 
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35(2) के अंतर्गत विकास योजना में दर्शित आरक्षण ted से निकाल दिए जाने का 
प्रस्ताव किया है. 


2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत समाधान होने के पश्चात्‌ राज्य शासन, 
UAE ग्राम तोरवा, पटवारी हल्का नंबर 34, स्थित भूमि खसरा क्रमांक 589, रकबा 0.049 हेक्टेयर को अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
विकास योजना, 2033 में आरक्षित tea भू-उपयोग से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है. 


3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास योजना, 2033 में दर्शित आरक्षण 
से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी 
को उपलब्ध हो जावेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सी. तिर्की, उप सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 जुलाई 2023 


क्रमांक एफ 1-01/2023/10-भा.व.से.--राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण 
से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
1 श्रीमती अनिता नंदी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
(1991) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, (ATW), अरण्य भवन, नवा 


नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर अटल नगर, 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 


2571 


(1) (2) (3) (4) 
2. श्री अनूप कुमार विश्वास अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी संचालक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
(1994) छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर (प्रशासन/अराजपत्रित) कार्यालय 
(प्रतिनियुक्ति). प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य 
भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
(प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 
3. श्री राजू अगासिमनी प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर 
(2006) वृत्त, रायपुर, 
4. श्री के. मैचियो प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर 
(2006) निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर. वृत्त, कांकेर. 
5, श्री प्रभात मिश्रा वन संरक्षक/महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य 
(2006) लि., नवा रायपुर (प्रतिनियुक्ति ) वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा 
रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति 
से वापस लेते हुए) 
6... श्रीमती एम. मर्सबिला संचालक-सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, Want मुख्य वन संरक्षक 
(2007) नवा रायपुर, (वन्यप्राणी ) एवं क्षेत्रीय निदेशक, 
उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, 
रायपुर. 
7. श्री बी.एस. ठाकुर प्रभारी वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रायपुर वृत्त, वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य 
(2007) रायपुर. वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा 
रायपुर अटल नगर. 
8. श्री राम अवतार दुबे वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बिलासपुर वृत्त, वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य 
(2007) बिलासपुर. वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा 
रायपुर अटल नगर. 
9. श्री लक्ष्मण सिंह उप वन संरक्षक एवं प्रबंधक (विपणन), छ.ग. राज्य उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान 
(2010) वन विकास निगम लि., Fat रायपुर (प्रतिनियुक्ति) मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर 
(प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 
10. श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर वनमडलाधिकारी, AAI 
(2013) मोहला-वनमण्डल. 
11. At उत्तम कुमार गुप्ता वनमण्डलाधिकारी, मानपुर-मोहला-वनमण्डल वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर 
(2013) वनमण्डल, जगदलपुर. 
12. श्रीमती प्रेमलता यादव वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा मंडल प्रबंधक, वन विकास निगम, 
(2015) कोटा परियोजना बिलासपुर 
(प्रतिनियुक्ति पर) 


13. 


श्री अशोक कुमार पटेल 
(2015) 


वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर 


वनमण्डलाधिकारी, सुकमा 
वनमण्डल, सुकमा. 


2572 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(1) (2) (3) (4) 
14. श्री सत्यदेव शर्मा वनमण्डलाधिकारी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली 
(2015) वनमण्डल, मुंगेली. 
15... श्रीमती शमा फारूकी वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली वनमण्डलाधिकारी,. धमतरी 
(2015) वनमण्डल, धमतरी. 
16. श्री संदीप बलगा वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर उप संचालक, इंद्रावती टायगर 
(2015) रिजर्व, बीजापुर. 
17. श्री मयंक पाण्डेय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
(2015) वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति पर) 
18. श्री संजय यादव वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर 
(2015) वनमण्डल, बिलासपुर, 
19, श्री रंगानाधा रामकृष्णा संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर 
ara. (2015) वनमण्डल, बीजापुर. 
20. श्री कुमार निशांत वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा 
(2016) वनमण्डल, HEAT, 
21... श्री पंकज कुमार कमल वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर 
(2016) वनमण्डल, सूरजपुर, 
22. श्री सौरभ सिंह ठाकुर उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय 
(2017) परिवर्तन विभाग, मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति) उद्यान, कोरिया (प्रतिनियुक्ति से 
वापस लेते हुए) 
23. श्री श्रेजस शेखर वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, सुकमा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा 
(2018) वनमण्डल, अंबिकापुर. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 जुलाई 2023 


क्रमांक एफ 1-01/2023/10-भा.व.से.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री Vt. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (1990) प्रभारी प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पदोन्नति उपरांत अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, AA रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


आर. के. चंचलानी, अवर सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2573 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 16 जून 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ तमनार उत्तर रेगांव 0.190 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण लो.नि.वि. द्वारा पाता से 
प.ह.नं.-12 विभाग (भ/स) रायगढ़ संभाग, रेगांव-उरांवपारा होते 
रायगढ़. हुए WAR तहसील 
मुख्यालय पहुंच मार्ग 
लंबाई 2.00 कि.मी. 

मार्ग निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
रायगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ तमनार बासनपाली 0.701 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण लो.नि.वि. द्वारा तमनार- 
प.ह.नं.-11 विभाग (भ/स) रायगढ़ संभाग, घरघोड़ा मार्ग में ग्राम 
रायगढ़. बासनपाली के पास 
ted क्रासिंग के लिए 
परिवर्तित मार्ग हेतु 
निजी भूमि का 
अधिग्रहण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


2574 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 13 सितम्बर 2023 


क्रमांक/366/वा./भू अ./प्र.क्र./201906141400004/अ-82/18-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को 
प्रकाशन कराया गया था, आवेदित विभाग कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) भानुप्रतापपुर द्वारा धारा 11 के तहत्‌ जारी 
प्रारंभिक अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशन की प्रति समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप निर्धारित समयावधि दिनांक 26 नवम्बर 
2022 तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं किया जा सका. अतएव अधिनियम की धारा 19 उपधारा (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए Sad अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष की समयावृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना 
प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है. 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
कुल खसरा कुल रकबा 
नंबर (हे. में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
कांकेर पखांजूर जयरामनगर 11 0.32. कार्यपालन अभियंता लोक पी.व्ही. 102 से पनावार 

निर्माण विभाग ( भ/स) मार्ग लं. 7.00 किमी. 

भानुप्रतापपुर, निर्माण कार्य हेतु. 


उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 13 सितम्बर 2023 


क्रमांक/367/वा./भू अ./प्र.क्र./201906141400003/अ-82/18-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को 
प्रकाशन कराया गया था, आवेदित विभाग कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग ( भवन/सड़क) भानुप्रतापपुर द्वारा धारा 11 के तहत्‌ जारी 
प्रारंभिक अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशन की प्रति समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप निर्धारित समयावधि दिनांक 26 नवम्बर 
2022 तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं किया जा सका. अतएव अधिनियम की धारा 19 उपधारा (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए Sad अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष की समयावृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना 
प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है. 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
कुल खसरा कुल रकबा 
नंबर (हे. में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
कांकेर पखांजूर बेलगाल 5 016 कार्यपालन अभियंता लोक मरोड़ा - बेलगाल - 

निर्माण विभाग ( भ/स) छोटेबिटिया मार्ग लं. - 

भानुप्रतापपुर, 13.10 का चौड़ीकरण 

कार्य. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 2575 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम (छत्तीसगढ़ ) 


कवर्धा, दिनांक 31 अगस्त 2023 
संशोधित 


क्रमांक/7474/वरि,लि./अवकाश/2023.--सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 की नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के लिए निम्नलिखित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष-2023 के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/10456/वरि.लि./ 
अवकाश/2023 कवर्धा, दिनांक 29-11-2022 के द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधित करते हुए निम्नानुसार 
स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-- 


क्र. पर्व/त्योहार दिन दिनांक 
(1) (2) (3) (4) 

1. श्रावण मास का प्रथम सोमवार सोमवार 10 जुलाई 2023 
2. दशहरा (महानवमी) सोमवार 23 अक्टूबर 2023 
3. गणेश चतुर्थी मंगलवार 19 सितम्बर 2023 


टीप :-- उपरोक्त तिथियों में कोषालय/उप कोषालय यथावत खुले रहेंगे. 


ऋतुराज सिंह बिसेन, 
डिप्टी कलेक्टर, 


कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़ ) 


कोरबा, दिनांक 8 अगस्त 2023 


क्रमांक/10786/वित्त-1/2023.--प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से कोरबा जिले में पदस्थ अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
कॉलम 4. 4 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करते हुए निम्नानुसार कार्यविभाजन/कार्यबंटित किया जाता है :-- 


क्र. अधिकारी का वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना सौंपे गये कार्य 
नाम एवं पदनाम कार्यालय कार्यालय 
(1) (2) (3) (4) (5) 


1. सुश्री रिचा सिंह, अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय 
डिप्टी कलेक्टर (रा. )/अनुविभागीय (रा. )/अनुविभागीय दण्डाधिकारी HEAR अनुविभाग. 
दण्डाधिकारी, पाली दण्डाधिकारी, कटघोरा विविध कार्य :-- 

1. भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा अनुविभाग 

2. पंजीयन लोक न्यास (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) 
HEART अनुविभाग. 

3. सक्षम प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली 
अधिनियम 1974 कटघोरा अनुविभाग. 

4. सहायक सत्कार अधिकारी कटघोरा अनुविभाग, 
एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य. 


2576 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) (5) 
2. सुश्री रूचि शार्दुल, जिला कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय 
डिप्टी कलेक्टर कोरबा (रा. )2/अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाली अनुविभाग. 


दण्डाधिकारी, पाली विविध कार्य :-- 

1. भू-अर्जन अधिकारी पाली अनुविभाग 

2. पंजीयन लोक न्यास (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) 
पाली अनुविभाग. 

3. सक्षम प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली 
अधिनियम 1974 पाली अनुविभाग. 

4. सहायक सत्कार अधिकारी पाली अनुविभाग, 
एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य. 


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


सौरभ कुमार, 
कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 14th August 2023 
CORRIGENDUM 
No. 1110/Confdl./2023/I-3-1/2023.—In Registry Order No. 1096/Confdl./2023/II-3- 1/2023 dated 09-08- 
2023, in Sl. No. 4, Column No. 6 be read as “Civil Judge (1455-17 instead of I Civil Judge Class-lII. 
Bilaspur, the 18th August 2023 
No. 1132/Confd1./2023/II-3-1/2023.—The nomenclature of the following Court(s) of Civil Judge Class-I, 
as specified in Column No. (2) of the table below, are henceforth, amended as mentioned in Column No. (3), in the 
light of the fact that the State Government vide its Order No. 6697/1898/21-B/C.G./2023 dated 26-05-2023, has 
sanctioned the Court(s) of Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate at 1.) Sakti, 2.) Sarangarh-Bilaigarh, 


3.) Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, 4.) Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai and 5.) Mohla-Manpur-Ambagarh 
Chowki :— 


TABLE 
S. No. Existing Nomenclature Amended nomenclature 
(1) (2) (3) 
1. Civil Judge Class-I, Sakti II Civil Judge Class-I, Sakti 
2. Civil Judge Class-I, Sarangarh II Civil Judge Class-I, Sarangarh 
3: Civil Judge Class-I, Manendragarh II Civil Judge Class-I, Manendragarh 
4. Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Khairagarh II Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Khairagarh 
by Civil Judge Class-I, Ambagarh Chowki II Civil Judge Class-I, Ambagarh Chowki 


By order of the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


